HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 13, 2020 (ASAR . 22 , 1942 SAKA ) 


131 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 


आदेश 

दिनांक 13 जुलाई, 2020 
संख्या का आ o 36 / के ० अ ० 2 / 1899 / धा ० 9 / 2020.- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय 
अधिनियम 2), की धारा 9 की उप - धारा (1) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , 
इसके द्वारा उक्त अधिनियम, की अनुसूची 1 - क के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ग) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क दो हजार रूपए 
से घटाकर एक सौ रूपए करते हैं । 


विजय वर्धन 
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त , 
हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग । 


132 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA .), JULY 13, 2020 (ASAR . 22 , 1942 SAKA) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Order 


The 13th July , 2020 
No. S.O. 36 / C.A . 2/ 1899 /S . 9 /2020.— In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section (1 ) of 
section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby reduces the 
stamp duty chargeable under clause (c ) of article 5 of Schedule 1- A of the said Act from two thousand rupees to 
one hundred rupees. 


VIJAI VARDHAN , 
Financial Commissioner Revenue and 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

nue and Disaster Management Department. 


8840 — L.R. - H.G.P ., Pkl. 


